रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


१२ 


३ 


S 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 770 ] 
No. 770] 


नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 2 , 2016 / कार्तिक 11 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 2 , 2016 /KARTIKA 11 , 1938 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 नवम्बर , 2016 

सं . 134 /2016-सीमाशुल्क ( गै.टे. ) 
सा . का .नि . 1037 ( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52), की धारा 47 की उपधारा ( 1) के परंतुक 
और धारा 156 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा 
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ –(1) इन नियमों को आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान नियमावली , 2016 कहा 

जाएगा । 

( 2) ये दिनांक 16 नवम्बर , 2016 से लागू होगी । 
2. परिभाषाएं - (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

( क) “ अधिनियम " से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) से है; 
( ख) “ देय तारीख से अभिप्राय उक्त नियमावली के नियम 5 में विनिर्दिष्ट तारीख से है; 
( ग ) “ पात्र आयातकर्ता " से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 47 की उपधारा ( 1) के परंतुक के अंतर्गत 

अधिसूचित आयातकों की किसी श्रेणी से है । 
( 2) शब्द और अभिव्यक्तियों, जिनका यहां प्रयोग हुआ है लेकिन यहां परिभाषित नहीं की गई है, का क्रमश : 

अभिप्राय वही होगा जो कि उनके लिए इस अधिनियम में दिया गया है। 
3. प्रयोज्यता – ये नियम उन पात्र आयातकर्ताओं पर लागू होंगे जो कि इस अधिनियम की धारा 47 की उपधारा ( 1) के 
परंतुक के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हों । 
5100 GI/ 2016 

___ ( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


4. इस अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने की इच्छा से संबंधित सूचना - 
___ ( 1) ऐसा कोई भी पात्र आयातकर्ता जो कि इस अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) के अंतर्गत इस लाभ को प्राप्त 
करना चाहता है वह ऐसे प्रधान आयुक्त , सीमाशुल्क या आयुक्त , सीमाशुल्क , जैसी भी स्थिति हो , जिनके क्षेत्राधिकार में 
क्लीयरेंस वाला पत्तन आता हो , को उक्त लाभ प्राप्त करने के अपने आशय के बारे में सूचित करेगा । 

( 2) प्रधान आयुक्त , सीमाशुल्क या आयुक्त , सीमाशुल्क , जैसी भी स्थिति हो इन नियमों के अंतर्गत शुल्क का भुगतान करने 
के प्रति आयातकर्ता की पात्रता के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात ऐसे पात्र आयातकर्ता को नियम 5 में विनिर्दिष्ट देय तारीख 
तक शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है । 

5. शुल्क का भुगतान – पात्र आयातकर्ता इस अधिनियम की धारा 47 की उपधारा ( 2) में यथा उल्लिखित अवधि ( अवकाश के 
दिनों को छोड़कर ) समेत एतश्मिन पश्चात विनिर्दिष्ट तारीख तक शुल्क का भुगतान करेगा यथा 
( क ) किसी महीने के प्रथम दिन से लेकर 15वें दिन तक भुगतान से संबंधित आगमपत्र से संबंधित वस्तुओं के लिए शुल्क 

का भुगतान उस महीने के 17वें दिन तक कर देना होगा । 
( ख ) मार्च के बाद किसी महीने के 16वें दिन से लेकर अंतिम दिन तक के भुगतान से संबंधित आगमपत्र से संबंधित 

वस्तुओं के मामले में शुल्क का भुगतान आने वाले महीने के दूसरे दिन तक कर देना होगा । 
( ग ) मार्च महीने के 16वें दिन से 29वें दिन तक के आगमपत्र से संबंधित वस्तुओं के मामले में शुल्क का भुगतान 31 

मार्च तक कर देना होगा । 
( घ ) 30 मार्च से 31 मार्च तक के आगमपत्र से संबंधित वस्तुओं के मामले में शुल्क का भुगतान 2 अप्रैल तक कर देना 

होगा । 
6. भुगतान का तरीका - पात्र आयातकर्ता शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रानिक तरीके से करेगा : 

हालाकि सहायक आयुक्त या उप आयुक्त , सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो लिखित रूप में कारण को बताते हुए 
इलेक्ट्रानिक भुगतान से भिन्न अन्य किसी प्रकार से शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है । 
7. कतिपय मामलों में आस्थगित भुगतान का लागू न होना – कोई पात्र आयातकर्ता तीन लगातार महीनों की अवधि में एक से 
अधिक बार देय तारीख तक पूर्ण शुल्क का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे आस्थगित भुगतान करने की अनुमति नहीं 
मिलेगी। 

हालाकि आस्थगित भुगतान की सुविधा तब तक बहाल नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसा पात्र आयातकर्ता ब्याज 
समेत पूर्ण शुल्क का भुगतान नहीं कर देता है । 
8. कतिपय वस्तुओं से संबंधित छूट - इस नियमावली में निहित कोई भी बात उन वस्तुओं पर नहीं लागू होगी जो कि इस 
अधिनियम में दी गई प्रविष्टि में आंकलित न की गई हो अथवा आयातकर्ता द्वारा घोषित नहीं की गई हो । 

[ फा . सं. 450/81/2016- सीमाशुल्क -IV ] 

शैफाली जी . सिंह, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd November, 2016 

No. 134/ 2016- Customs ( N. T . ) 
G .S . R . 1037 (E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to sub -section (1) of sections 47 
and section 156 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ), the Central Government hereby makes the following 
rules , namely : 


[ 911 II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 . Short title and commencement. — ( 1) These rules may be called the Deferred Payment of Import Duty 
Rules, 2016 . 


(2 ) 


They shall come into force on the 16th day of November, 2016 . 


2 . Definitions. -(1 ) In these rules, unless the context otherwise requires, 

(a ) “ Act” means the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ); 


(b ) “ due date ” means the date specified in rule 5 of these rules ; 


( c) 


" eligible importer” means any class of importers notified under proviso to sub section ( 1) 
of section 47 of the Act. 


(2 ) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act, shall have the 

meanings respectively assigned to them in the Act. 
3. Application . — These rules shall apply to eligible importer who have been notified under the proviso to 
sub -section ( 1) of section 47 of the Act. 
4 . Information about intent to avail benefit of notification .- (1) An eligible importer who intends to avail 
the benefit under sub -section ( 1 ) of section 47 of the Act shall intimate to the Principal Commissioner of 
Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the port of clearance , 
his intention to avail the said benefit. 


(2 ) The Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, shall , upon 
being satisfied with the eligibility of the importer to pay the duty under these rules , allow the eligible importer 
to pay the duty by due dates specified in rule 5 . 


5 . Payment of duty . — The eligible importer shall pay the duty by the dates specified hereunder inclusive of 
the period ( excluding holidays ) as mentioned in sub - section ( 2 ) of section 47 of the Act , namely : 


(a ) for goods corresponding to Bill of Entry returned for payment from 1st day to 15th day of any month , 

the duty shall be paid by the 17th day of that month ; 


(b ) for goods corresponding to Bill of Entry returned for payment from 16th day till the last day of any 

month other than March the duty shall be paid by the 2nd day of the following month ; 


(c ) for goods corresponding to Bill of Entry returned for payment from 16th day till the 29th day of 

March , the duty shall be paid by the 31stMarch ; 


( d ) for goods corresponding to Bill of Entry returned for payment from 30th day of March to 31st day of 

March , the duty shall be paid by the 2nd April . 


6 . Manner of payment.- The eligible importer shall pay the duty electronically : 


Provided that the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may 
be, for reasons to be recorded in writing, may allow payment of duty by any mode other than electronic 
payment. 


7. Deferred payment not to apply in certain cases.- An eligible importer who fails to pay duty in full by 
due date more than once in a period of three consecutive months shall not be permitted to make deferred 
payment. 

Provided that the facility of deferred payment shall not be restored unless the eligible importer has 
paid the duty in full along with the interest. 


8 . Exemption in respect of certain goods.- Nothing contained in these rules shall apply to the goods which 
have not been assessed or not declared by the importer in the entry made under the Act. 

[F . No . 450 /81/2016 -Cus.IV ] 
SHAIFALI G . SINGH , Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 नवम्बर, 2016 

सं . 135 /2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) 
सा . का . नि . 1038 ( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ), की धारा 47 की उपधारा (1 ) के परंतुक 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निम्नलिखित श्रेणी के आयातकर्ताओं को आयात शुल्क के आस्थगित 
भुगतान की अनुमति देती है : 
(i) प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक कार्यक्रम के अंतर्गत एईओ (टीयर -II) और एईओ (टीयर - III) के रूप में अभिप्रमाणित 

आयातकर्ता । 
स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए एईओ से अभिप्राय केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अंतर्गत आने 
वाले निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा अभिप्रमाणित प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों से है । 

[ फा . सं . 450/81/ 2016-सीमा शुल्क -IV] 


शैफाली जी . सिंह, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd November, 2016 

No. 135/ 2016- Customs ( N. T . ) 
G . S . R . 1038 (E ). — In exercise of the powers conferred by proviso to sub -section ( 1 ) of section 47 of 
the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government permits the following class of importers to make 
deferred payment of import duty : 
___ (i ) Importers certified under Authorized Economic Operator programme as AEO ( Tier -Two ) and 

AEO ( Tier- Three ) 
Explanation .- For the purpose of this notification, AEO means Authorized Economic Operator certified by 
the Directorate General of Performance Management under the Central Board of Excise and Customs. 

_ [ F. No . 450/81/2016- Cus .IV ] 
SHAIFALI G. SINGH, Under Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

HARINDRA 
KUMAR 


Digitally signed by HARINDRA KUMAR 
Date: 2016.11.0413:14:58 + 05 30 


